निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


___ 17 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना, शुक्रवार , 8 अगस्त 2014 


( संo पटना 644) 


सं0 3ए - 2 - वे०पु० - 11/ 2013 - 7183 /वि० 

वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले० एवं हक० ) , 
महालेखाकार कार्यालय , 
वीरचंद पटेल पथ , पटना , बिहार । 

पटना, दिनांक 7 अगस्त 2014 
विषय : 

तकनीकी विकास निदेशालय , उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी सहायक के परिवर्तित पदनाम तकनीकी 

पदाधिकारी के लिए दिनांक 01 /01 /96 एवं 01/01 /06 से स्वीकृत वेतनमान अनुमान्य करने के संबंध में । 
महाशय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उद्योग विभाग के पत्रांक - 328 , दिनांक 
19 / 02 / 1986 के द्वारा तकनीकी सहायक का पदनाम तकनीकी पदाधिकारी के पदनाम में परिवर्तित किया गया है । 

सूचना अप्राप्त होने के कारण तकनीकी पदाधिकारी के नाम से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति नहीं दी 
जा सकी है । 

सम्यक् विचारोपरांत दिनांक 01/ 01/ 96 के एवं 01/ 01/ 06 के प्रभाव से तकनीकी विकास निदेशालय , 
उद्योग विभाग के अधीन तकनीकी सहायक के लिए स्वीकृत वेतनमान को तकनीकी पदाधिकारी के लिए अनुमान्य करने का 
निर्णय लिया जाता है , जो निम्नवत् है 


पदनाम 
तकनीकी सहायक / तकनीकी 

पदाधिकारी 


बिहार गजट ( असाधारण), 8 अगस्त 2014 

वर्ष 
दिनांक 01/ 01/ 96 से 
दिनांक 01 / 01 / 06 से 


वेतनमान 
रु0 5000 - 8000 / 
PB- 2 + 4200/ 


विश्वासभाजन , 

प्रभात शंकर , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 644-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


